रजिस्ट्री सं० सी -( 1) -72 


REGISTERED No. D -( D )- 72 


INE 


प -1444 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारपा 


EXTRAORDINARY 

भाग --खण 3 -- उपखण् ( ii ) 
PART II — Section 3– Sub - section (ü ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - 


सं . 149 ] 
No. 149] 


नई दिल्ली, सोमवार , मार्च 28, 1977/ त्र 7, 1899 
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 28, 1977 / CHAITRA 7, 1899 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि पह अलग संकलन के रूप में रखा सके । 
Separate paging to given to this part in order that it may be filed 

ma separate compilation 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 26th March 1977 
S . O . 267 ( E ) Whereas the Election Commission by its notification No 164 / 77 
dated 22nd March , 1977 had cancelled the poll in 13 , Firozepur Parliamentary 
Constituency in the State of Punjab held on 16 March , 1977 and extended the time 
for the completion of election up to 30 April , 1977 , 

And whereas a fresh poli has to be taken in the constituency , 

Now , therefore , the Election Commission in exercise of the power vested in 
t under article 324 of the Constitution, section 30 of the Representation of the 
People Act, 1951 and section 21 of the General Clauses Act, 1897 ( 10 of 1897 ) and 
all other powers enabling it to do so , appoints 17 April, 1977 (Sunday ) as the date 
on which a fresh poll shall be taken in the Constituency , 

[ No. 484 / 77] 

By Order , 
V NAGASUBRAMANIAN , Sery. 


( 1359 ) 


1360 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART II — Sec. 3 (ii) 


भारत निर्वाचन प्रायोग 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 26 मार्च, 1977 
का० प्रा० 2 67 ( अ) . — निर्वाचन आयोग ने तारीख 22 मार्च , 1977 को अपनी अधिसूचना 
स0 464/ 77 द्वारा पंजाब राज्य के 13,फिरोजपुर ससदीय निर्वाचन क्षेत्र में तारीख 16 मार्च, 
1977 को हुए मतदान को रद्द कर दिया था और उस निर्वाचन को पूरा करने के लिए 
समय का विस्तारण तारीख 30 अप्रैल , 1977 तक कर दिया था । 


और उस निर्वाचन - क्षेत्र में नया मतदान होना है ; 


अतः अब निर्वाचन आयोग, सविधान के अनुच्छेद 324, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 की धारा 30 और साधारण खण्ड अधिनियम , 1897 ( 1897 का 10 ) की धारा 21 द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों तथा इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते 
हए , तारीख 17 अप्रैल, 1977 ( रविवार ) को ऐसी तारीख के रूप में नियत करता है जिसको 
उस निर्वाचन- क्षेत्र में नया मतदान होगा । 


[ सं० 46477 ] 

आदेश से , 
वी० नागसुब्रमण्ययन, सचिव । 


महा प्रबन्धक , भारत सरकार मद्रणालय , मिन्टो रोड , नई दिल्ली द्वारा 

मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977 
PRINTED BY THE GENERAL MANAGFR , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUPLICATIONS, DELHI, 1977 


